गन्ना किसान के लिए वरदान है--- 
उस को अच्छी फसल हो तो किसान 
मालामाल हो जाता है 


गन्‍्ते की अच्छी फसल का मतलब 
है--मोटा गन्ना और अधिक मिठास 
वाला गन्ना 


ऐसे गन्ने की फसल उगाने के लिए 
यह पुस्तक पढ़नी श्रावश्यक है-- 
आप भी पढ़िए और अपने आसपास 
के किसान भाइयों को भी पढ़ने 
को दीजिए 


पुस्तक के लेखक अपने विषय के 
अच्छे जानकार हैं 


